रा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 पौष, 1939 ( श०) 


संख्या- 19 राँची , गुरुवार , 


4 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


अधिसूचना 
3 जनवरी, 2018 


संख्या:- 03नि० - संख्यांकन -175 / 2012 रा०नि०आ० 07 -- झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव 


याचिका नियमावली, 2012 के नियम 9 के उपनियम 2 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 


निर्वाचन आयोग, नगरपालिका निर्वाचन , 2018 के क्रम में झारखण्ड राज्य के सभी 15( पन्द्रह) नगर पंचायत के अध्यक्ष 


का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र - 3 में निम्नलिखित रूप से अधिसूचित करता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 4 जनवरी , 2018 


प्रपत्र - 3 


(नियम 9 देखिये ) 
आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची 


शहरी स्थानीय निकाय - नगर पंचायत 


निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष 


क्रमाक 


निर्वाचन क्षेत्र की संख्या / नाम 


कोटि जिसके लिए 
आरक्षित / अनारक्षित है । 


महिला के लिए 
आरक्षित / अन्य 


2 


I गढ़वा / 01 नगरउंटारी नगर पंचायत 


अनुसूचित जाति 


महिला 


| I गढ़वा / 02 मझिआंव नगर पंचायत * 


अनारक्षित 


महिला 


3 


II पलामू / 03 हुसैनाबाद नगर पंचायत 


अनुसूचित जाति 


अन्य 


4 


II पलामू / 04 छत्तरपुर नगर पंचायत 


पिछड़ा वर्ग 


अन्य 


5 


III लातेहार / 05 लातेहार नगर पंचायत 


अनुसूचित जनजाति 


महिला 


6 


VI कोडरमा / 06 कोडरमा नगर पंचायत * 


अनारक्षित 


महिला 


VI कोडरमा / 07 डोमचांच नगर पंचायत 


अनारक्षित 


अन्य 


8 


X साहेबगंज / 08 राजमहल नगर पंचायत 


अनारक्षित 


अन्य 


O 


। 


X साहेबगंज / 09 बरहरवा नगर पंचायत 


अनारक्षित 


अन्य 


10XII दुमका / 10 बासुकीनाथ नगर पंचायत 


अनारक्षित 


महिला 


XIII जामताड़ा / 11 जामताड़ा नगर पंचायत 


अनारक्षित 


महिला 


12 


XIX खूटी / 12 खूटी नगर पंचायत 


अनुसूचित जनजाति 


अन्य 


____ 13XX रॉची / 13 बुण्डू नगर पंचायत 


अनुसूचित जनजाति 


अन्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 4 जनवरी, 2018 


14XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 14 सरायकेला नगर पंचायत । 


अनारक्षित 


महिला 


15XXIV पूर्वी सिंहभूम / 15 चाकुलिया नगर पंचायत 


अनुसूचित जनजाति 


महिला 


* तारांकित नगर निकाय आम निर्वाचन, 2018 में शामिल नहीं हैं । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 19 -- 50 


